सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 भाद्र, 1938 ( श०) 


संख्या- 628 राँची, बुधवार , 


30 अगस्त, 2017 (ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
7 जुलाई , 2017 


संख्या-4/ स्था . पद.- 02 - 13/ 2014 का . 7864-- उप सचिव , श्रम नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल 
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री बालेश्वर बड़ाईक, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
555/ 03, गृह जिला- गुमला ) को देवघर श्रावणी मेला, 2017 की अवधि के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण 
हेतु देवघर जिला में अपर जिला दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है | 


संख्या -4/ स्था . पद .- 02 - 13 / 2014 का . 7865 -- उप सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद 
पर पदस्थापित श्री राम नारायण राम, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 563/ 03 , गृह जिला- रोहतास) को 
देवघर श्रावणी मेला, 2017 की अवधि के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में अपर 
जिला दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 30 अगस्त , 2017 
संख्या-4/ स्था .पद.- 02- 13 / 2014 का . 7866-- उप सचिव , वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री सुनील कुमार , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 680/ 03 , गृह 
जिला- पटना) को देवघर श्रावणी मेला अवधि 2017 के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला 
में अपर जिला दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


संख्या-4/ स्था . पद .- 02- 13 / 2014 का . 7867-- उप सचिव , मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री संजय कुमार, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 689 / 03 , गृह 
जिला- दुमका ) को देवघर श्रावणी मेला अवधि 2017 के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण हेतु देवघर 
जिला में अपर जिला दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


संख्या -4/ स्था .पद.- 02- 13 /2014 का . 7868-- उप सचिव , वाणिज्यकर विभाग झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री पवन कुमार , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 690 / 03 , गृह जिला- नवादा ) को देवघर 
श्रावणी मेला अवधि 2017 के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में अपर जिला 
दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


संख्या -4/ स्था . पद.-02-13 / 2014 का . 7869-- निदेशक ( प्रशासन ), गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री राकेश रौशन, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 698/03 , गृह 
जिला- राँची) को देवघर श्रावणी मेला अवधि 2017 के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला 
में अपर जिला दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


संख्या-4/ स्था . पद .- 02 - 13 / 2014 का . 7870-- उप सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झाररखण्ड, रांची के पद पर पदस्थापित श्री राजेश कुमार राय, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 700 / 03 , गृह 
जिला- हजारीबाग) को देवघर श्रावणी मेला अवधि 2017 के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण हेतु देवघर 
जिला में अपर जिला दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


संख्या-4/ स्था . पद.-02-13 / 2014 का . 7871 -- उप सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री अभय नन्दन अम्बष्ठ, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 712/ 03 , गृह जिला 
दुमका) को देवघर श्रावणी मेला अवधि 2017 के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण हेत् देवघर जिला में 
अपर जिला दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


संख्या-4/ स्था .पद.- 02- 13 / 2014 का . 7872-- उप सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद 
पर पदस्थापित श्री शैलेन्द्र कुमार लाल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक - 717 / 03 ) को देवघर श्रावणी मेला 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 30 अगस्त , 2017 
अवधि 2017 के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में अपर जिला दण्डाधिकारी के रूप में 
प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


संख्या-4/ स्था .पद.-02 -13/ 2014 का . 7873 -- उप सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री अवध नारायण प्रसाद, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 737/ 03) को 
देवघर श्रावणी मेला अवधि 2017 के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में अपर जिला 
दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


संख्या -4/ स्था . पद .-02 -13 / 2014 का . 7874-- उप सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार 
कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री अभिषेक श्रीवास्तव, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
757/ 03 , गृह जिला- राँची) को देवघर श्रावणी मेला अवधि 2017 के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण हेतु 
देवघर जिला में अपर जिला दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है | 


संख्या-4/ स्था . पद.-02-13 / 2014 का . 7875-- उप सचिव , पर्यटन , कला संस्कृति एवं युवा कार्य 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री विद्यानन्द शर्मा पंकज, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
770 / 03, गृह जिला- हजारीबाग ) को देवघर श्रावणी मेला अवधि 2017 के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण 
हेतु देवघर जिला में अपर जिला दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


संख्या- 4/ स्था . पद .-02-13/ 2014 का . 7876-- अवर सचिव , कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री शंकर यादव, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 578/03 , गृह जिला 
राँची) को देवघर श्रावणी मेला अवधि 2017 के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में 
कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


संख्या-4/ स्था. पद.-02- 13/ 2014 का . 7877 -- अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री विनोद कुमार, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 855 ए/03, गृह जिला 
नवादा) को देवघर श्रावणी मेला अवधि 2017 के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में 
कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


संख्या -4/ स्था .पद.- 02 -13 / 2014 का . 7878 -- अवर सचिव , मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग , झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री गोपीनन्दन प्रसाद, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 389/ 03 , गृह जिला 
सीतामढ़ी ) को देवघर श्रावणी मेला अवधि 2017 के दौरान विधि -व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में 
कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 30 अगस्त , 2017 


II. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) 
की धारा - 20 के तहत् देवघर जिला के लिए दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

III. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी दिनांक 8 जुलाई , 2017 के अपराह्न तक प्रतिनियुक्त 
पदाधिकारियों को उपायुक्त , देवघर के कार्यालय में योगदान देने हेतु विरमित करने की कार्रवाई 
सुनिश्चित करेंगे । 

___ v. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी उपायुक्त, देवघर के कार्यालय में दिनांक 10 जुलाई , 2017 के 
पूर्वाह्न में योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा श्रावणी मेला के समापन के पश्चात उपायुक्त , देवघर द्वारा 
विरमित किये जाने के उपरांत अपने पदस्थापन के पद पर योगदान करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 628 -- 200 


